रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सामेबजगाते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1478 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 15 , 2014 / आषाढ़ 24 , 1936 
No. 1478 ]] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15 , 2014 /ASHADHA 24 , 1936 

कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली ,15 जुलाई, 2014 
का . आ .1838 ( अ ). -केंद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ), अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का . आ . 958, तारीख 29 अप्रैल , 2013 जो 
भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3, उप - खंड (ii), तारीख 4 मई , 2013 में प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 812 .33 हेक्टर (लगभग) या 2007. 25 एकड़ 
( लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 

__ और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमि के एक भाग में कोयला अभिप्राप्त है । 

अतः, केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 812. 33 हेक्टर ( लगभग) या 2007. 25 एकड़ ( लगभग ) माप की उक्त भूमि का 
अर्जन करने की अपने आशय की सूचना देती है ; 

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी / कपुरिया ब्लॉक/ 2013 /1, 
तारीख 16 दिसम्बर , 2013 को उपायुक्त, जिला धनबाद, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, 
काउन्सिल हाऊस स्ट्रीट , कोलकाता -700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक , कपुरिया, भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड , कोयला भवन , धनबाद, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है । 


2892GI/ 2014 


__ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें 
निम्नलिखित उपबंध है: 

अर्जन की बाबत आपत्तियाँ : 

8. (1) कोई व्यक्ति , जो किसी भूमि में , जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गयी है , 
हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या 
उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा । 

स्पष्टीकरण : इस धारा के अंतर्गत यह आक्षेप नहीं मानी जायेगी , कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयले 
उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केंद्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को 
नहीं करनी चाहिए । 

( 2) उपधारा (1 ) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम 
अधिकारी , आक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी के द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी 
आक्षेपों को सुनने के पश्चात् वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या 
उस भूमि पर अधिकारों की बाबत एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़े या ऐसी भूमि में या उस भूमि पर 
अधिकारों के बाबत आक्षेपों पर अपने द्वारा अभिनिर्धारित कार्यवाहियों के अभिलेख और अपनी सिफारिशों के साथ 
विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 

( 3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित 
का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी किसी भूमि में या उस भूमि पर अधिकार को इस अधिनियम के 
अधीन अर्जित कर लिया जाता । 

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता - 700 001 को 
उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का . आ . 2521, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा भारत के 
राजपत्र के भाग II खंड 3, उप -खंड (ii), तारीख 11 जून , 1983 में प्रकाशित द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया 


अनुसूची 
कपुरिया कोल माइनिंग ब्लाक 

जिला धनबाद, झारखण्ड 
( रेखांक संख्यांक आरईवी/कपुरिया ब्लॉक/ 2013/1, तारीख 16 दिसम्बर, 2013 ) 
क्रम मौजा / 

ग्राम पटवारी राजस्व जिला/ क्षेत्र क्षेत्र | टिप्पणी 

संख्या 
ग्राम का नाम 

हल्का 

सर्वे तहसील एकड़ में हेक्टर में 
संख्या संख्या 

लगभग लगभग 
|कंचनपुर 278 

367 धनबाद 119.03 48. 17 | भाग 
2 कपूरिया 

349 

608 धनबाद 514. 88 208. 37 | 
3 | दुखितडी 276 

610 धनबाद 130 .59 52. 85 
4 | बांसकपुरिया 277 

609 धनबाद 88. 21 35. 7 
5 रामपुर 

284 

366 धनबाद 172. 38 69 . 763 भाग 


पूर्ण 


। पूर्ण 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


285 


365 


धनबाद 


42. 01 


17 .00 


पूर्ण 


286 


364 


धनबाद 


64. 22 


25. 99 


भाग 


6 सावरडी 
7 डोमगारा 
8 देबाग्राम 
9 नवाडी 


287 


405 


धनबाद 


190 . 34 


77 . 03 


भाग 


288 


404 


धनबाद 


8 . 10 


3. 28 


भाग 


289 


403 


धनबाद 


1. 48 


0 . 6 


| भाग 


11 


299 


408 


धनबाद 


105. 26 


42. 6 


भाग 


10 || मलकेरा 

| दुबराजपुर 
12 चैनपुर 
13 | पत्राकुली 
14 देवगरा 


300 


406 


धनबाद 


59 . 11 


23. 92 


भाग 


301 


262 


धनबाद 


71. 39 


28. 89 


भाग 


302 


545 


धनबाद 


4 . 65 


1. 88 


भाग 


15 | बांधडी 


348 


606 


धनबाद 


199. 90 


80 . 9 


भाग 


607 


धनबाद 


230. 59 


93. 32 


भाग 


16 रूडी 
17 ओलिडी 


350 
3516 


628 


धनबाद 


5 . 11 


2 . 07 


भाग 


कुल : 


2007. 25 


812. 33 


कुल : 812 . 33 हेक्टर (लगभग ) या 2007. 25 एकड़ ( लगभग ) 
भूमि अनुसूची : 

1. ग्रामकंचनपुर में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं. 29 (भाग ), 32 ( भाग ), 
33, 34 (भाग ), 35 ( भाग ), 36 से 56, 57 ( भाग ), 58( भाग ), 59 , 60 ( भाग ), 63( भाग ), 64 ( भाग ), 
73( भाग ), 74( भाग ), 75 ( भाग ), 76( भाग ), 77 से 83, 84 ( भाग ), 85 ( भाग ), 86 से प्लाट सं . 245 , 
93 / 246 , 236 / 247 , 204 / 248, 161 / 249 . 

2. ग्राम कपूरिया में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं . 1 से प्लाट सं . 1421, 
2 / 1422, 427 / 1423, 687 / 1424 , 1154 / 1425 , 1334 / 1426, 1334 / 1427 , 1334 / 1428, 
1334 / 1429, 987 / 1430 , 10 / 1431, 44 / 1432, 736 / 1433 , 729 / 1434, 1414 / 1435 , 
1004 / 1436 , 1004 / 1437 . 

3. ग्राम दुखितडी में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ) : प्लाट सं . 1 से प्लाट सं. 247 , 
248 ( भाग ), 249 से 362 . 

4 . ग्राम बांसकपुरिया में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं . 1 से प्लाट सं. 162 , 
45 / 163 . 

5 . ग्राम रामपुर में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं. 172 ( भाग ), 
173 ( भाग ), 174, 176 ( भाग ), 200 ( भाग ), 201 ( भाग ), 202 ( भाग ), 203 ( भाग ), 204 ( भाग ), 
205 ( भाग), 206 , 207 , 208 (भाग ), 217 ( भाग), 218 ( भाग ), 219 से 232 , 233 (भाग ) , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


234 से 333, 334 ( भाग), 338 ( भाग ), 344 ( भाग ), 345 ( भाग ), 346 ( भाग ), 347 से 
423, 424 ( भाग ), 428 ( भाग ), 429 ( भाग ), 430 , 431, 432 ( भाग ), 433 ( भाग ), 434 ( भाग ) , 
435 ( भाग ), 719( भाग ), 721( भाग ), 724 ( भाग ), 725 , 726, 727 ( भाग ), 729 (भाग), 
730 ( भाग ), 731( भाग ), 732 ( भाग ), 749 ( भाग ), 751 ( भाग ), 752 , 753 ( भाग ), 754 से 
760, 761 ( भाग ), 762 ( भाग ), 763 ( भाग ), 764( भाग ), 765 से 1386, 375 / 1387 , 
385 / 1388, 379 / 1392 . 

6. ग्राम सावरडी में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ) : प्लाट सं . 1 से प्लाट सं . 142 , 
118 /143, 119 / 144, 22 / 145 , 38 / 146, 36 / 147 . 

___ 7 . ग्राम डोमगारा में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ) : प्लाट सं . 1 से प्लाट सं . 112, 
20 / 113 , 20 / 114 , 26 / 115 , 1/ 116. 

___ 8. ग्राम देवाग्राम में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ) : प्लाट सं . 1 ( भाग), 160 से 969 , 
844 / 970, 399 / 973 , 450 / 974. 

9 . ग्राम नवाडी में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ) : प्लाट सं . 281 से 290 , 292 से 
300 , 301 (भाग ), 302, 233 ( भाग ). 

10. ग्राम मलकेरा में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं . 517 (भाग), 518. 

11 . ग्राम दुबराजपुर में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं . 1(भाग), 7 (भाग ), 
8 (भाग ), १( भाग), 17 ( भाग), 18( भाग), 19 से 23, 24 (भाग), 28 ( भाग), 29 से 33, 34 ( भाग) , 
35 ( भाग), 36 ( भाग ), 43 ( भाग), 44 ( भाग), 45 से 52 , 53 ( भाग ), 54 से 238 , 239 ( भाग ), 
240 (भाग), 241 से प्लाट सं. 244 , 90 / 245, 90 / 246, 90 / 247 , 1/ 248 ( खोदो नदी ), 
1 / 249 ( खोदो नदी ), 54 / 250 , 218 / 251, 218 / 252 , 218 / 253 , 122 / 254 . 

____ 12. ग्राम चैनपुर में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ): प्लाट सं . 1 से प्लाट सं . 136 , 
137 ( भाग), 140 (भाग), 141( भाग)( रास्ता), 161 (भाग), 164 (भाग), 165 ( भाग), 167 ( भाग), 
168 ( भाग), 169 ( भाग), 170 ( भाग), 171 से 180, 181 ( भाग), 183 ( भाग), 210 ( भाग), 119 / 218 , 
119 / 219, 119 / 220 , 119 / 221, 119 / 222. 

___ 13. ग्राम पत्राकुली में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट ) : प्लाट सं . 1 से प्लाट सं . 186 , 
187 ( भाग), 188, 189 ( भाग), 190 ( भाग), 248 ( भाग ), 250 ( भाग) , 251, 252 ( भाग) , 
253 ( भाग), 254 से 337 , 338( भाग), 339( भाग), 340 ( भाग), 344 ( भाग), 345 ( भाग ), 
346 ( भाग ), 347 ( भाग ), 348, 349 , 350 ( भाग ), 352 ( भाग ), 353 ( भाग ), 354 ( भाग ), 355 
से 358, 359 ( भाग), 360 ( भाग), 371( भाग ), 372, 373, 374, 375 ( भाग), 376 ( भाग) , 
377 ( भाग), 378 ( भाग ), 380 ( भाग ), 844 ( भाग), 845 , 846 ( भाग), 848 ( भाग ), 849 ( भाग ), 
850 से 857, 858 ( भाग)( रोड ), 859, 860 , 861, 862 , 863 ( भाग)( रोड), 871 ( भाग ), 
872 ( भाग), 873 से 997, 998 ( भाग ) 999 ( भाग) , 1000 ( भाग), 1004 ( भाग), 1005 ( भाग ), 
1008 (भाग), 1009, 1010, 1011 , 1012 ( भाग), 1014( भाग), 1015 ( भाग), 1027 ( भाग ) और 
1111 ( भाग ) (कतरी नदी). 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14. ग्राम देवगरा में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ) : प्लाट सं . 2416 ( भाग ), 2417 ( भाग ), 
2428( भाग), 2429 ( भाग)( खोदो नदी), 2430( भाग), 2431( भाग), 2432 ( भाग), 2433 से 
2437 , 2438 ( भाग), 2439 ( भाग), 2461 (भाग), 2462 ( भाग) और 2463 ( भाग ). 

____ 15. ग्राम बांधडी में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट): प्लाट सं . 1 से प्लाट सं . 30 , 31 ( भाग) , 
32 से 194, 195 ( भाग), 196 , 197( भाग), 198 (भाग), 199( भाग), 200 (भाग), 201 (भाग) , 
202 , 203 ( भाग), 204 (भाग), 205, 206 (भाग), 306 ( भाग) , 311 ( भाग) , 312 से 325, 
326 (भाग) , 327, 328 (भाग), 329 (भाग), 337 ( भाग ), 338 ( भाग), 339 ( भाग), 341 ( भाग ) , 
342 से 386 , 387 ( भाग), 388 ( भाग), 389 ( भाग), 390 से 393, 394 ( भाग ), 402 ( भाग ), 
403 ( भाग), 416 (भाग), 417 ( भाग), 456 ( भाग), 457( भाग), 458 ( भाग), 459 , 460, 461 , 
462 ( भाग), 463 ( भाग) , 464, 465 ( भाग), 466 ( भाग ), 467 ( भाग), 469 ( भाग), 470 से 778 , 
779 ( भाग)( रोड), 780 से 969, 970 ( भाग )( रास्ता ), 971 से 1147, 1148 ( भाग ), 1149 से 
1161 , 1162 ( भाग ), 1163, 1164 ( भाग ), 1165 ( भाग), 1167 ( भाग ), 1168, 1169 ( भाग ), 
1172( भाग), 1177( भाग), 1218( भाग), 1219 (भाग), 1220 , 1221 , 1222( भाग ), 
1229( भाग), 1236 (भाग), 1237 ( भाग), 1238 से 1258 , 1259 ( भाग), 
1260 ( भाग),1261 ( भाग ), 1262 ( भाग ), 1263 ( भाग), 1308 ( भाग), 1310 ( भाग), 1311 ( भाग ) , 
1312 ( भाग), 1362 ( भाग ), 1363 से 1370 , 1371( भाग ), 1374 ( भाग), 1375 ( भाग), 
1504 ( भाग )( रास्ता), 948 / 1822 , 306 / 1823, 214 / 1824 (भाग),1505 (भाग), 1506 ( भाग ) । 

16. ग्राम रूडी में अर्जन किए जाने वाले भूखंड ( प्लाट ): प्लाट सं . 1( भाग) , 2 से 174 , 
175 ( भाग), 176 ( भाग), 179 (भाग ), 237 ( भाग), 241 (भाग), 242 ( भाग), 246 ( भाग), 247 ( भाग) , 
248 से 251, 252 ( भाग), 253 (भाग), 256 ( भाग), 257 ( भाग), 263 ( भाग), 264 ( भाग), 265 से 
316, 317 ( भाग), 318, 319(भाग), 320 ( भाग ), 321 ( भाग), 322 ( भाग ), 323 से 616 , 
617( भाग), 618( भाग), 619 ( भाग), 621( भाग), 622 ( भाग), 623, 624( भाग), 625 ( भाग) , 
626 , 627,628, 629( भाग), 630( भाग), 631 (भाग), 632 (भाग), 642 ( भाग) , 
654 (भाग), 655 ,656 ( भाग) , 657 (भाग), 658, 659, 660, 661,662 ( भाग) , 664 ( भाग ), 665 ( भाग ), 
667 ( भाग), 668 ( भाग), 669 ( भाग), 748 ( भाग), 749 ( भाग), 750 ( भाग ), 751, 752 , 753 , 
754 (भाग), 755 ( भाग ), 768( भाग),770 ( भाग ), 771 ( भाग) , 772 से 777 , 778 ( भाग ), 
779 ( भाग) , 918 ( भाग )( रास्ता), 1195 ( भाग ), 1196 ( भाग), 1197 ( भाग), 1200 ( भाग), 1205 ( भाग ), 
1206 ( भाग), 1207 से 1212, 1213 ( भाग ), 1214 (भाग), 1215 से 
1232,1233 ( भाग),1234( भाग), 1235, 1236, 1237 से 1490 , 551 / 1491, 616 / 1492, 
1490 / 1493 , 1493 / 1494 । 

17 . ग्राम ओलिडी में अर्जन किए जाने वाले भूखंड (प्लाट) : 164 (भाग), 165 (भाग), 166 (भाग), 
360 ( भाग), 361 से 368 , 369 ( भाग), 370 ( भाग) , 371 ( भाग), 372 ( भाग), 373 ( भाग ), 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


374 ( भाग) , 375 ( भाग ), 376 ( भाग ), 377 (भाग), 378 (भाग), 380 ( भाग) , 381 ( भाग ), 

382 ( भाग ), 391 ( भाग ) और 436 ( भाग ) । 
सीमा विवरण : 
क - ख : रेखा बिंदु क , जो बांसजोर नदी की मध्य रेखा में स्थित है , से प्रारंभ होकर ओलिडी मौजा के प्लाट सं . 

436, 391, 382 , 381, 380 , 378 , 377 , 376, 375 , 372, 374, 373 , 371, 368 , 
367 ,379 ,366,365 , 360, 166, 165 और 164 से गुजरते हुई रुडी मौजा और ओलिडी मौजा 

की सम्मिलित सीमा में आने वाले बिंदु ख पर मिलती है । 
ख - ग: रेखा बिंदु ख से प्रारंभ होकर रुडी मौजा के प्लाट सं . 163,162,161,160 ,145, 1234,1233, 1195 , 

1196, 1197 , 1200, 1205, 1206 , 642 , , 1213, 1214, 618, 617 , 619, 621, 
622, 630, 631, 632, 624 , 625 , 629, 654, 656, 657 , 669, 668, 667 , 665, 664 , 
662, 263 , 264, 257 , प्लाट सं 258 की उत्तरी सीमा , 256 , 253 , 246 , 247 , 242, 241 , 
317, 237, 319, 320 , 321, 322, 179 , 175 , 176 , 93 ( रास्ता), 748, 749, 750 , 754 , 
755, 768, 771 , 770 और 779 से गुजरते हुई रुडी मौजा और बांधडी मौजा की सम्मिलित सीमा 

में आने वाले बिंदु ग पर मिलती है । 
ग- घ: रेखा बिंदु ग से प्रारंभ होकर बांधडी मौजा के प्लाट सं . 1371 , 1374,1375, 1362, 1312 , 1310, 

__ 1311,1259, 1260 , 1261, 1262, 1263, 1237 , 
1236,1229,1222,1218, 1162,1219, 1163 , 1165, 1168, 1169,1172, 1148, 1177 ,1506,1506, 15 
04( रास्ता), 779 ( रास्ता),458, 457, 456, 460 , 462, 463, 465 , 466 , 

467 , 
469 ,417,416, 403, 402, 394 , 389, 387, 388, 337 , 339, 329, 328 , 326, 306, 311, 
306 / 1823, 197 , 198,195 ,199 , 201, 200, 203,204,206, 31 से गुजरते हुई और कतरी नदी 
214 / 1824 को पार करके पत्राकुली मौजा के प्लाट सं 1111 (कतरी नदी) की भूखंड सीमा में आने 

वाले बिंदु घ पर मिलती है । 
घ-ड .: रेखा बिंदु घ से प्रारंभ होकर पत्राकुली मौजा के प्लाट सं . 1111 ( कतरी नदी ), 1027, 1012, 1014 , 

1015, 1008 , 1010,1005, 1000 , 999, 871, 872 , 863 ( रास्ता ), 844, 846, 845 , 848 , 
849, 858( रास्ता), 376, 375 , 377 , 378, 371 ,359, 360 , 354, 353, 
352 , 350, 344,347 , 345, 346 , 338, 339, 340 , 361,248, 254, 252, 253, 250 , 189 , 
190, 187 से गुजरते हुई पत्राकुली मौजा और चैनपुर मौजा की सम्मिलित सीमा में आने वाले बिंदु ‘ड. 

पर मिलती है । 
ड .- च : रेखा बिंदु ड. से प्रारंभ होकर चैनपुर मौजा के प्लाट सं . 210, 181, 183, 170, 169 , 

168, 167 ,165 , 171 , 164, 161 , 137, 140 , 141( रास्ता) और दुबराजपुर मौजा के प्लाट सं. 238, 
239, 240 से गुजरती हुई दुबराजपुर मौजा के प्लाट सं. 238 तथा 240 की सम्मिलित सीमा में आने 

वाले बिंदु च पर मिलती हैं । 
च- छ: रेखा बिंदु च से प्रारंभ होकर दुबराजपुर मौजा के प्लाट सं. 238 और 240, चैनपुर मौजा के प्लाट सं . 

___ 147 , खोदो नदी ( 2429 ) के बीच से , देवगरा मौजा के प्लाट सं . 2429 की दक्षिणी सीमा से होकर 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


देवगरा मौजा के प्लाट सं . 2430 , 2438 , 2439 , 2437, 2462 , 2461, 2457 से गुजरती हुई 

देवगरा मौजा के प्लाट सं . 2458 में आने वाले बिंदु छ पर मिलती है । 
छ -ज : रेखा बिंदु छ से प्रारंभ होकर देवगरा मौजा के प्लाट सं . 2458 , 2461, 2462 , 

2463,2432, 2431, 2428, 2417 , 2416, 2429 ( खोदो नदी ) से गुजरती हुई खोदो नदी ( 2429 ) 

के मध्य रेखा में स्थित बिंदु ज पर मिलती हैं । 
ज - झ : रेखा बिंदु ‘ ज से प्रारंभ होकर खोदो नदी की मध्य रेखा और धरमूबांध मौजा और दुबराजपुर मौजा की 

सम्मिलित सीमा से गुजरते हुए दुबराजपुर मौजा के प्लाट सं . 1 / 248 और 1 / 249 ( खोदो नदी ) और 

धरमूबांध मौजा की सम्मिलित सीमा में आने वाले बिंदु झ पर मिलती हैं । 
झ -ञ : रेखा बिंदु झ से प्रारंभ होकर दुबराजपुर मौजा के प्लाट सं. 1/ 249, 7 , 8, 9, 18, 17 , 24, 28, 

35, 36, 34, 43 , और 44 से गुजरती हुई दुबराजपुर मौजा और मलकेरा मौजा की सम्मिलित 

सीमा में आने वाले बिंदु अ पर मिलती हैं । 
अ-ट : रेखा बिंदु अ से प्रारंभ होकर मलकेरा मौजा के प्लाट सं . 517 के मध्य से और 517 की उत्तरी सीमा से 

होकर 518 के मध्य से गुजरती है और पुनः प्लाट सं . 517 और 518 की पूर्वी सीमा से गुजरती हुई 

मलकेरा मौजा के प्लाट सं. 517 पूर्वी सीमा में आने वाले बिंदु ट पर मिलती हैं । 
ट -ठ : रेखा बिंदु ट से प्रारंभ होकर मलकेरा मौजा और दुबराजपुर मौजा की सम्मिलित सीमा से गुजरते हुए 

रेल लाइन को पार करके मलकेरा मौजा के प्लाट सं . 912 की सीमा में स्थित बिंदु ठ पर मिलती हैं । 
ठ -ड : रेखा बिंदु ठ से प्रारंभ होकर मलकेरा मौजा के प्लाट सं . 912 की पूर्वी सीमा , मलकेरा मौजा और 

दुबराजपुर मौजा की दक्षिणी सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई मलकेरा मौजा , देवाग्राम मौजा और 

दुबराजपुर मौजा की सम्मिलित सीमा रेखा में स्थित बिंदु ड पर मिलती हैं । 
रेखा बिंदु ड से प्रारंभ होकर देवाग्राम मौजा के प्लाट सं . 1(सड़क ) की उत्तरी सीमा से गुजरती हुई प्लाट 

सं . 68, प्लाट सं . 246 की उत्तरी सीमा से होकर प्लाट सं . 245, 244, 165 , 164, 163, 162 
तथा प्लाट सं. 160 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा से गुजरती हुई देवाग्राम मौजा और नवाडी मौजा की 

सम्मिलित सीमा रेखा में स्थित बिंदु ढ पर मिलती हैं । 
ढ - ण : रेखा बिंदु ढ से प्रारंभ होकर नवाडी मौजा के प्लाट सं . 1 / 304 , 273, 282,281,288, 289 , 287 , 

290, 292 , 296 ,297 , 300 , 301 और 233 से गुजरती हुई नवाडी मौजा और रामपुर मौजा की 

संयुक्त सीमा रेखा में स्थित बिंदु ण पर मिलती हैं । 
ण -त : रेखा बिंदु ण से प्रारंभ होकर रामपुर मौजा के प्लाट सं . 762 , 763, 764, 761 , 749 , 751, 753, 

732, 731, 730 , 729, 727 , 724, 721, 719 , 432, 433, 435 , 429, 428 ,424, 344, 345 , 
346 , 338, 334,218,217, 233, 210 , 208, 209 , 204, 202 , 203, 200, 201, 176, 172 

और 173 से गुजरती हुई रामपुर मौजा और कंचनपुर मौजा की सम्मिलित सीमा रेखा में स्थित बिंदु 

त पर मिलती हैं । 
त -थ: रेखा बिंदु त से प्रारंभ होकर कंचनपुर मौजा के प्लाट सं . 29 , 35 , 34, 32 , 57, 58, 64 , 59,63 , 

60 , 85, 84 , 73, 74, 75 और 76 से गुजरती हुई कंचनपुर मौजा के प्लाट सं . 76 की पूर्वी 
सीमा रेखा में स्थित बिंदु थ पर मिलती हैं । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


थ -द : रेखा बिंदु थ से प्रारंभ होकर कंचनपुर मौजा के प्लाट सं . 76 की पूर्वी सीमा और प्लाट संख्या 74 , 

77, 78, 79, 81 , 82 और प्लाट सं. 88 की उत्तरी सीमा , प्लाट सं 93/ 246 और कतरी नदी के 
पूर्वी तट से गुजरते हुए कंचनपुर मौजा के प्लाट सं . 93 की पश्चिमी सीमा रेखा और कतरी नदी के पूर्वी 

तट पर स्थित बिंदु द पर मिलती हैं । 
द- ध: रेखा , बिंदु द से प्रारंभ होकर बांसकपूरिया मौजा की उत्तरी सीमा रेखा और भेलाटान्ड मौजा की 

दक्षिणी सीमा रेखा से गुजरते हुए बांसकपूरिया मौजा , भेलाटान्ड मौजा और दुखितडी मौजा की 

सम्मिलित सीमा रेखा में स्थित बिंदु ध पर मिलती हैं । 
ध-न : रेखा , बिंदु ध से प्रारंभ होकर दुखितडी मौजा की उत्तरी सीमा रेखा और भेलाटान्ड मौजा की दक्षिणी 

सीमा रेखा से गुजरती हुई दुखितडी मौजा के प्लाट सं . 12 की सीमा रेखा तथा कतरी नदी के पूर्वी तट 

पर स्थित बिंदु न पर मिलती हैं । 
न -प: रेखा , बिंदु न से प्रारंभ होकर कतरी/बांसजोर नदी (प्लाट सं 248 की पश्चिमी सीमा रेखा) से गुजरती 

हुई कतरी/बांसजोर नदी की मध्य रेखा और दुखितडी मौजा और कपूरिया मौजा की सम्मिलित सीमा 

रेखा में स्थित बिंदु प पर मिलती हैं । 
प - फ : रेखा ,बिंदु प से प्रारंभ होकर कतरी/ बांसजोर नदी की मध्य रेखा ( कपूरिया मौजा के प्लाट सं . 1385 

की पश्चिमी सीमा रेखा) से गुजरती हुई कतरी/बांसजोर नदी की मध्य रेखा और कपूरिया मौजा और 

रूडी मौजा की संयुक्त सीमा रेखा में स्थित बिंदु फ पर मिलती हैं । 
फ - क : रेखा, बिंदु फ से प्रारंभ होकर कतरी/ बांसजोर नदी की मध्य रेखा ( रूडी मौजा के प्लाट सं 1354 ) से 

गुजरती हुई ओलिडी मौजा के प्लाट सं. 436 ( नदी) में स्थित बिंदु क पर मिलती हैं , जोकि प्रारंभिक 
बिंदु है । 

[ फा .सं . 43015/15/ 2012 - पीआरआईडब्ल्यू -I] 

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 15th July, 2014 
S .O . 1838 ( E ) . — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S. O . 958, dated the 29th April, 2013 issued under sub -section ( 1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, 
Part II, Section 3, Sub -section ( ii ), dated the 4th May , 2013, the Central Government gave notice of its intention to 
prospect for coal in 812. 33 hectares (approximately) or 2007.25 acres (approximately ) of the lands in the locality 
specified in the Schedule annexed to that notification ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands specified in 
the Schedule appended to this notification . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 7 of the said Act , the Central 
Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 812.33 hectares (approximately ) or 
2007.25 acres (approximately ) and all rights in or over the said lands described in the Schedule appended hereto ; 
Note 1. The plan bearing number Rev/ Kapuria Block/ 2013 /1 , dated the 16th December, 2013 of the area covered by this 

notification may be inspected in the office of the Collector, District Dhanbad , Jharkhand or in the office of the 
Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700001, or in the office of the General Manager, Kapuria , 
Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhawan, Dhanbad, Jharkhand . 


Note 2 . Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows: 


[ TT II – que 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Objection to acquisition : 
8 . (1 ) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued , may , within 
thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or 
over such land . 
Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to 
undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by 
the CentralGovernment or by any other person . 

(2) Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after 
hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary , either make a report in 
respect of the land which has been notified under sub - section ( 1) of section 7 or of rights in or over such land , or make 
different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land , to the Central Government, 
containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him , for the 
decision of that Government. 

( 3 ) For the purposes of this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to 
claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act. 
Note 3 . The Coal Controller, 1, Council House Street , Kolkata - 700001 has been appointed by the Central Government 
as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S .O . 2521 , dated the 27th May , 1983 , 
published in part II, section 3, sub -section ( ii ) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983. 

SCHEDULE 
Kapuria Coal Mining Block , 

District Dhanbad, Jharkhand 
( Plan bearing number Rev /Kapuria Block /2013/ 1 , dated the 16th December , 2013 ) 


Area 


Area 


Village 
number 


Mouza /Village 


Patwari 
Halka 
number 


Revenue 
Survey 
number 


Tehsil 
/District 


in hectare 


No. 


in acres 


Remark 


approximately 


KANCHANPUR | 278 


KAPURIA 


349 


367 
608 
610 
609 
366 
365 


PART 
FULL 
FULL 
FULL 


DUKHITDI 


BANSKAPURIA 


119 .03 
514 . 88 
130 . 59 

88 .21 
172. 38 
42 .01 
64 .22 
190 .34 


RAMPUR 


PART 


FULL 


48. 17 
208. 37 
52 . 85 

35 .7 
69.763 

17 
25 . 99 
77 .03 
3. 28 
0 .6 


364 


PART 


405 


PART 


276 
277 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
299 
300 
301 
302 
348 


SAWARDI 
7 DOMGARA 

DEBAGRAM 

NAWADI 
| 10 | MALKERA 

DUBRAJPUR 
12 CHAINPUR 


Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhanbad 


404 


8 . 10 


PART 


403 


1 .48 


PART 


408 


105 . 26 


42.6 


PART 


23.92 


PART 


59 .11 
71. 39 


13 


PATRAKULI 


14 


DEOGHARA 


406 
262 
545 
606 
607 


BANDHDIH 


4 .65 
199 .90 
230 . 59 


28 .89 
1 .88 
80 . 9 
93. 32 
2 .07 


PART 
PART 
PART 
PART 
PART 


RUDI 


350 


17 


351 


628 


5 .11 


OLIDI 
TOTAL : 


2007 . 25 


812 .33 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3( ii)] 


Total: 812 .33 hectares ( approximately ) or 2007. 25 acres ( approximately ) 
Land Schedule : 
1. Plot numbers to be acquired in village Kanchanpur : 29 (P ), 32 (P ), 33 , 34 (P ), 35 (P ), 36 to 56 , 57 (P ), 58 (P ), 59 , 

60(P), 63(P), 64(P), 73(P), 74(P), 75(P ), 76(P ), 77 to 83, 84 (P ), 85 (P ), 86 to 245, 93/246 , 236 /247, 204 / 248, 

161/249 . 
2. Plot numbers to be acquired in village Kapuria : 1 to 1421, 2 /1422, 427 /1423, 687 /1424 , 1154 / 1425, 1334/1426 , 

1334 /1427, 1334/ 1428 , 1334 /1429, 987/1430 , 10/1431, 44 /1432 , 736 /1433, 729/1434, 1414/ 1435, 1004 / 1436 , 

1004 / 1437 . 
3. Plot numbers to be acquired in village Dukhitdi: 1 to 247 , 248 (P ), 249 to 362 . 
4 . Plot numbers to be acquired in village Banskapuria : 1 to 162, 45 / 163. 
5 . Plot numbers to be acquired in village Rampur: 172 (P ), 173 (P ), 174 , 176 (P ), 200 (P ), 201 (P ), 202 (P ), 203 (P ), 

204 (P ), 205 (P ), 206 , 207 , 208 (P ), 217 (P ), 218 (P ), 219 to 232 , 233 (P ), 234 to 333 , 334 (P ), 338 (P ), 344 (P ), 
345 (P ), 346 (P ), 347 to 423, 424 (P ), 428 (P ), 429(P ), 430, 431, 432 (P ), 433(P ), 434 (P ), 435 (P ), 719 (P ), 721(P ), 
724 (P ), 725 , 726 , 727 ( P ), 729 ( P ), 730 ( P ), 731( P ), 732 ( P ), 749 ( P ), 751( P ), 752 , 753 (P ), 754 to 760 , 761(P ), 

762(P ), 763 (P ), 764 (P ), 765 to 1386 , 375 /1387 , 385 /1388 , 379/ 1392 . 
6 . Plot numbers to be acquired in village Sawardih : 1 to 142 , 118 /143, 119 /144 , 22 /145 , 38 / 146 , 36 /147 . 
7 . Plot numbers to be acquired in village Domgara : 1 to 112 , 20 /113, 20 / 114 , 26 /115 , 1/116 . 
8 . Plot numbers to be acquired in village Debagram : 1 (P ), 160 to 969, 844 /970, 399 /973, 450 /974 . 
9 . Plot numbers to be acquired in village Nawadi: 281 to 290 , 292 to 300 , 301(P ), 302 , 233 (P ). 
10 . Plot numbers to be acquired in village Malkera: 517 (P ), 518 . 
11. Plot numbers to be acquired in village Dubrajpur: 1(P ), 7 (P ), 8 (P ), 9 (P ), 17 (P ), 18 (P ), 19 to 23 , 24 (P ), 28 (P ), 29 

to 33 , 34 (P ), 35 (P ), 36 (P ), 43(P ), 44 (P ), 45 to 52, 53 (P ), 54 to 238, 239 (P ), 240 (P ), 241 to 244 , 90 /245, 90 /246 , 

90/247 , 1/248 (Khudo River), 1/249 (Khudo River ), 54/250 , 218 /251, 218 /252 , 218 /253, 122/254. 
12 . Plot numbers to be acquired in village Chainpur: 1 to 136 , 137 (P ), 140 (P ), 141 (P )(Rasta ), 161( P ), 164 (P ), 

165 (P ), 167 (P ), 168 (P ), 169 (P ), 170 (P), 171 to 180 , 181(P ), 183(P ), 210 (P ), 119/218, 119 /219 , 119/220 , 

119/221 , 119 /222 . 
13 . Plot numbers to be acquired in village Patrakuli : 1 to 186 , 187 (P ), 188 , 189 (P ), 190 (P ), 248 (P ), 250 (P ), 251, 

252 (P ), 253 (P ), 254 to 337 , 338 (P ), 339 (P ), 340 (P ), 344 (P ), 345 (P ), 346 ( P ), 347 (P ), 348 , 349 , 350 ( P ), 352 (P ), 
353(P ), 354 (P ), 355 to 358 , 359 (P ), 360(P ), 371(P ), 372 , 373 , 374 , 375 (P ), 376 (P ), 377 ( P ), 378 (P ), 380(P ), 
844 (P ), 845 , 846 (P ), 848 (P ), 849 (P ), 850 to 857 , 858 (P )(Road ), 859 , 860 , 861, 862 , 863(P ) (Road), 871(P ), 
872 (P ), 873 to 997 , 998 (P ), 999 (P ), 1000 (P ), 1004 (P ), 1005 (P ), 1008 ( P ), 1009, 1010 , 1011, 1012 (P ), 1014 (P ), 

1015 (P ), 1027 (P ) and 1111 (P )( Katri Nadi). 
14 . Plot numbers to be acquired in village Deoghara : 2416 (P ), 2417 ( P ), 2428 (P ), 2429 ( P )( Khudo River ) , 2430 (P ), 

2431(P ), 2432 (P ), 2433 to 2437 , 2438 (P ), 2439( P ), 2461(P ), 2462 (P ) and 2463 (P ). 
15 . Plot numbers to be acquired in village Bandhdih : 1 to 30 , 31 (P ), 32 to 194 , 195 (P ), 196 , 197 (P ), 198 (P ), 199 (P ), 

200 ( P ), 201(P ) , 202 , 203 (P ), 204 (P ), 205 , 206 (P ), 306 (P ), 311(P ), 312 to 325, 326 (P ), 327 , 328 (P ), 329 (P ), 
337 (P ), 338 (P ), 339 (P ), 341 (P ), 342 to 386 , 387 ( P ), 388 (P ), 389 (P ), 390 to 393, 394 (P ), 402 (P ), 403 ( P ), 416 (P ), 
417 (P ), 456 (P ), 457 (P ), 458 (P ), 459, 460 , 461, 462 (P ), 463(P ), 464 , 465 ( P ), 466 (P ), 467 (P ), 469 (P ), 470 to 778 , 
779 (P )(Road ), 780 to 969 , 970 (P )(rasta ), 971 to 1147 , 1148 (P ), 1149 to 1161, 1162 ( P ), 1163 , 1164 (P ), 
1165 (P ), 1167 (P ), 1168 , 1169(P ), 1172 (P ), 1177 (P ), 1218 (P ), 1219 (P ), 1220 , 1221, 1222 ( P ), 1229 (P ), 
1236 (P ), 1237 (P ), 1238 to 1258 , 1259 ( P ), 1260 (P ), 1261( P ), 1262(P ), 1263 (P ), 1308 (P ), 1310 (P ), 1311 (P ), 


[ TT II - QUE 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


1312(P ), 1362 (P), 1363 to 1370 , 1371(P ), 1374 (P), 1375(P), 1504 (P)(RASTA ), 948/1822, 306/ 1823 , 

214 / 1824 (P ), 1505 (P ), 1506 (P ). 
16 . Plot numbers to be acquired in village Rudi: 1 (P ), 2 to 174 , 175 (P ), 176 (P ), 179( P ), 237 (P ), 241(P ) , 242( P ), 


246 (P), 247(P), 248 to 251, 252 (P ), 253(P ), 256 (P ), 257(P ), 263(P), 264 (P), 265 to 316 , 317(P ), 318, 319(P ), 
320 (P), 321(P ), 322(P), 323 to 616 , 617 (P), 618 (P ), 619(P), 621(P ), 622(P), 623, 624(P), 625(P), 626, 627, 


628 , 629(P ), 630 (P), 631(P ), 632(P ), 642(P ), 654 (P ), 655, 656 (P ), 657(P), 658, 659, 660, 661, 662(P ), 664 (P ), 


665 (P ), 667 (P ), 668(P ), 669(P ), 748(P ), 749(P), 750 (P ), 751, 752 , 753, 754 (P ), 755 (P), 768 (P ), 770(P ), 771(P ), 


772 to 777 , 778 (P ), 779 (P ), 918 (P )(rasta ), 1195 (P ), 1196 (P ), 1197 (P ), 1200(P ), 1205(P ), 1206 (P ), 1207 to 1212 , 


1213 (P), 1214 (P), 1215 to 1232, 1233(P), 1234(P), 1235, 1236 , 1237 to 1490, 551 /1491, 616 / 1492 , 1490 / 1493, 


1493 /1494 . 


17. Plot numbers to be acquired in village Olidi: 164 ( P ), 165 (P ), 166 (P ), 360 ( P ), 361 to 368, 369 (P ), 370 (P ), 


371( P ), 372 (P ), 373 ( P ), 374 (P ), 375 ( P ), 376 (P ), 377 ( P ), 378 (P ), 380 ( P ), 381(P ), 382( P ), 391 (P ) and 436 ( P ). 


Boundary description : 
A - B : Line starts from Point ‘ A ’ which lies on centerline of Bansjore Nadi and passes through Plot No.436 , 391 , 382, 

381 , 380 , 378 , 377 , 376 , 375 , 372 , 374 , 373, 371, 368 , 367, 379 , 366 , 365 , 360 , 166 , 165 ,164, of OlidiMouza to 

meet Point B at the common boundary of village Rudi and Olidi. 
B - C : Line starts from Point B and passes through Plot No. 163 , 162 , 161, 160, 145 , 1234 , 1233 , 1195 , 1196 , 1197 , 

1200 , 1205 , 1206 ,642 , 1213 , 1214 , 618 , 617 , 619 , 621 , 622 , 630 , 631, 632 , 624 , 625 , 629 , 654 , 656 657, 669, 
668 , 667 , 665 , 664 , 662 , 263 , 264 , 257 , along the Northern Boundary of Plot no . 258 and passing through 256 , 
253 , 246 , 247, 242, 241, 317 , 237 , 319 , 320, 321, 322 , 179 , 175 , 176 , 93 (rasta ), 748 , 749 , 750 , 754 , 755, 768 , 

771 , 770 and 779 of RudiMouza to meet Point C in the common boundary of Rudi and Bandhdih Mouza . 
C - D : Line starts from Point C and passes through Plot No. 1371, 1374 , 1375 , 1362, 1312 , 1310 , 1311, 1259 , 

1260, 1261, 1262, 1263, 1237 , 1236 , 1229 , 1222 , 1218 , 1162 , 1219 , 1163, 1165, 1168 , 1169, 1172 , 1148 , 1177 , 
1505 , 1506 , 1504 (Rasta ), 779 (Rasta ), 458 , 457 , 456 , 460 , 462, 463, 465, 466 , 467 , 469, 417 , 416 , 403, 402 , 
394 , 389 , 387, 388 , 337 , 339 , 329 , 328 , 326 , 306 , 311 , 306 / 1823 , 197 , 198 , 195 , 199, 201, 200 , 203, 204, 206 , 
31 of Bandhdih mauza and crossing katri river 214 / 1824 to meet at point “ D ” which lies on plot no. 1111 ( Katri 

nadi of patrakuli mauza ). 
D - E : 

Line starts from Point D and passes through Plot No. 1111 (Katri nadi), 1027 , 1012 , 1014 , 1015 , 1008 , 
1010 , 1005, 1000 , 999 , 871, 872 , 863(Rasta ), 844 , 846 , 845 , 848, 849 , 858 (Rasta ), 376 , 375 , 377, 378 , 371 , 359 , 
360, 354 , 353, 352, 350 , 344 , 347, 345 , 346 , 338 , 339 , 340 , 361, 248, 254 , 252 , 253 , 250 , 189, 190 , 187 of 

Patrakuli Mouza to Meet at Point ‘E which lies on the common boundary of Patrakuli and ChainpurMouza . 
E - F : Line starts from Point E and passes through Plot No. 210 , 181, 183, 170 , 169, 168 , 167 , 165 , 171 , 164 , 161, 

137 , 140 , 141 (Rasta ) of Chainpur Mouza and passing through Plot No . 238 ,239,240 of Dubrajpur Mouza and 

meet at Point F which lies on the Plot no . 238 and 240 of Dubrajpur Mouza . 
F -G : Line starts from Point F and passes through Plot No . 238 and 240 of Dubrajpur Mouza and passes through Plot 

No. 147 of Chainpur Mouza and crosses Khodo River (2429 ) along the southern boundary of Plot No. 2429 of 
Deoghara Mouza and passes through Plot No. 2430 , 2438 , 2439 , 2437 , 2462, 2461, 2457 and meet at point “ G ” 
which lies on plot no . 2458 of Deoghara Mouza . 


G - H : Line starts at Point ‘G ’ and passes through Plot No. 2458 , 2461, 2462 , 2463 ,2432,2431, 2428 , 2417 , 2416 , 

2429 (Khodo River) of Deoghara Mouza and meet at Point H which lies on the center line of Khodo River 

(2429 ). 
H -I: Line starts at Point H and passes along the centerline of Khodo River and passes through the common boundary 

of Dharmubandh Mouza and Dubrajpur Mouza to meet at Point l which lies on the common boundary of Plot 

no . 1/ 248 and 1/ 249 (Khodo River ) of Dubrajpur Mouza and Dharmubandh Mouza . 
I-J: Line starts at Point l and passes along the Plot no . 1 /249 , 7 , 8 , 9 , 18 , 17,24 , 28 , 35, 36 , 34 , 43, 44 of Dubrajpur 

Mouza and meet at the Point “ I which lies on the common boundary of Dubrajpur Mouza and Malkera Mouza . 
J- K : 

Line starts at Point “ J’ and passes through Plot no . 517 and then along the Northern plot boundary of Plot No. 
517 , 518 and again through the eastern plot boundary of 517 and 518 and meet Point K which lies on the 
Eastern boundary of Plot no 517 of Malkera Mouza . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


K - L : Line starts at Point K and passes through along Mouza boundary of Malkera Mouza and Dubrajpur Mouza 

crossing the Railway line and meet at Point L which lies on the plot boundary of Plot no . 912 of Malkera 

Mouza . 
L -M : Line starts at Point L and passes through the Eastern boundary of Plot No. 912 then along the southern boundary 

of Malkera Mouza and Dubrajpur Mouza and meet at Point M which lies on the common boundary Point of 

Malkera Mouza , Debagram Mouza and Dubrajpur Mouza . 
M - N : Line starts at Point M and passes through along the Northern boundary of Plot No.1 (Road ) and then passes 

through plot no . 68, northern boundary of 246 , 245 , 244 , 165, 164 , 163, 162 and along the western and northern 
plot boundary of 160 to meet at Point N which lies on the Mouza boundary of Debagram Mouza and Nawadi 

Mouza . 
N - O : Line starts at Point ‘N ’ and passes through Plot No. 1 /304 ,273 , 282 , 281 , 288 , 289 ,287, 290 ,292 ,296 ,297 ,300 ,301 , 

and 233 of Nawadi Mouza and meet at Point O ’ which lies on the common boundary of Nawadi Mouza and 

Rampur Mouza . 
O - P : Line starts at Point O and passes through Plot No. 762 , 763 , 764 , 761, 749 , 751, 753 , 732 , 731, 730 ,729 ,727, 

724 , 721 , 719 , 432 , 433 , 435 , 429 , 428 , 424 , 344 , 345 , 346 , 338 , 334 ,218 ,217 , 233 ,210 , 208 ,209 ,204 ,202,203, 
200 , 201, 176 , 172, and 173 of Rampur mauza and meet at Point P which lies on the Common boundary of 

Kanchanpur Mouza and Rampur Mouza . 
P - Q : Line starts at Point P and passes through Plot no . 29 , 35 , 34 , 32 , 57 , 58 , 64, 59 ,63, 60 , 85 , 84 , 73 , 74 , 75 , 76 of 

Kanchanpur Mouza and meet at point Q which lies on the Eastern boundary of Plot no . 76 of Kanchanpur 

Mouza . 
Q - R : 

Line starts at Point Q and passes through the eastern boundary of Plot no . 76 , 74 , 77 , 78 , 79, 81 , 82 and 
Northern boundary of Plot No. 88 and 93 /246 to touch the Eastern Bank of Katri River and meet at Point R 

which lies on the eastern part of River Katri and Western part of boundary of Plot No. 93 of Kanchanpur Mouza . 
R - S : Line starts at Point ‘ R ’ and passes through the Northern Mouza boundary line of Banskapuria Mouza and Southern 

Mouza boundary line of Bhelatanr Mouza and meet at point “ S ’ which lies on the common boundary point of 

BhelatanrMouza , Banskapuria Mouza and Dukhitdi Mouza . 
S - T : Line starts at Point “S ’ and passes along the Northern Boundary line of Dukhitdi Mouza and southern boundary of 

Bhelatanr Mouza and Sijua Mouza to meet at Point ‘ T which lies on the Eastern bank of Katri River at the 

boundary of Plot no . 12 of Dukhitdi Mouza . 
T -U : Line starts at Point ‘ T and passes through the centerline of Katri /Bansjoria River (Western boundary of Plot No. 

248 ) and meet at Point U which lies on the Centerline of Katri/Bansjoria River beside the Mouza boundary 

point of Dukhitdi Mouza and Kapuria Mouza . 
U - V : Line starts at Point U and passes through the Centerline of Katri/Bansjoria River ( Western Boundary of Plot 

1385 of Kapuria Mouza ) and meet at Point V which lies on the Centerline of Katri /Bansjoria River beside the 

Western boundary point of Kapuria Mouza and Rudi Mouza . 
V - A : Lines starts at Point ‘ V and passes along the centerline of Katri / Bansjoria River ( Plot no . 1354 of Rudi Mouza ) 

and meet at point A which lies on Plot no . 436 (River ) of Olidi Mouza which is the starting point. 


[ F . No. 43015 / 15 / 2012 - PRIW -I ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


